सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


5 फाल्गुन , 1941 ( श ०) 


संख्या- 129 राँची , सोमवार , 


24 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 फरवरी, 2020 


संख्या-1 / पी0-104/ 2010 का०-1134 भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 
154/JH/2019-Admn . दिनांक 10.02.2020 के आलोक में श्री राहुल कुमार पुरवार , भा.प्र.से. ( झाः 1999 ), 
पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह- सचिव, मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 

मुख्य 

निर्वाचन पदाधिकारी - सह - सचिव , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री विनय कुमार चौबे, भा.प्र.से. ( झाः 1999) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में 
पदस्थापन हेतु योगदान करेंगे। 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 129 -- 50 


